सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 कार्तिक, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 919 


राँची, गुरुवार , 


7 नवम्बर , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
5 नवम्बर , 2019 


संख्या- 3/पद.- 01(क )-01/2019 का .-8831-- श्री सुनील कुमार सिन्हा, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
601/03 , गृह जिला- राँची), संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड 
विधानसभा आम चुनाव , 2019 का कार्य सम्पन्न होने तक मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड, राँची में 
प्रतिनियुक्त किया जाता है । 
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 919 -- 50 


